निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 8 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 44 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 


27 अगस्त 2012 


सं 0 5 / सह.फ.बी. -41 / 2012-3752 — भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग , नई दिल्ली 
के पत्रांक 13011 / 02 / 2008 - क्रेडिट-|| ( Pt.) दिनांक 07.03.2012 से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा उनके पत्रांक 


13011 / 05 / 2010 - क्रेडिट-|| दिनांक 09.07.2012 एवं 13014 / 02 / 2012 - क्रेडिट-|| दिनांक 08.08.12 के आलोक में 


मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ( MNAIS) के तहत् खरीफ -2012 मौसम की धान एवं मकई फसल को बीमा 
हेतु चयनित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 3131 दिनांक 19.07.12 एवं 3570 दिनांक 13.08.12 द्वारा राज्य के 7 
( सात ) जिलों को बीमा हेतु आच्छादित किया गया है । 

2. उक्त अधिसूचना संख्या 3131 दिनांक 19.07.12 द्वारा अधिसूचित 7 ( सात) जिलों यथा - पूर्वी चम्पारण, 
दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में से पूर्वी चम्पारण एच.डी.एफ.सी. इरगो, 
जी.आई.सी. को तथा सीतामढ़ी जिला आई.सी.आई.सी.आई. लॉम्बार्ड, जी.आई.सी. को आवंटित था । बीमा हेतु चयनित 
धान एवं मकई फसल हेतु निर्धारित प्रीमियम की दर पर उक्त दोनों बीमा कंपनियों ने क्रमशः पूर्वी चम्पारण एवं 
सीतामढ़ी जिला में कार्य करने में असमर्थता प्रकट की , जिसे ध्यान में रखते हुए खरीफ 2012 मौसम में उक्त दोनों 
जिलों में धान एवं मकई फसल के बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि ., पटना को अधिकृत किया 
जाता है । 


2 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 
3. योजना के तहत् बीमा के लिए निर्धारित प्रीमियम की दर में एक - दो जगह टंकण त्रुटियाँ पाई गई , जिसे 
संशोधित किया जाता है । 

4. निर्गत विभागीय अधिसूचना में धान फसल के बीमा हेतु चयनित 7 ( सात ) जिलों की सभी अधिसूचित ग्राम 
पंचायतों को इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया हैं , किन्तु नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत आदि के 
तहत् पड़ने वाले कृषकों के बीमा का उल्लेख नहीं हो सका था , जिसे बीमा की इकाई के रूप में अधिसूचित किया 
जाता है । 

5. योजना के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या 3131 दिनांक 19.07.2012 एवं अधिसूचना संख्या 3570 दिनांक 
13.08.12 की अन्य सभी शर्ते पूर्ववत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 


मधुरानी ठाकुर, 
सरकार के उप - सचिव । 


Annexure - 1 
Modified National Agriculture Insurance Scheme (MNAIS) Kharif -2012 , SUM INSURED 

LIMITS INDEMINITY LEVELS (IL ) ETC. 


SI. 


District 


Full 
Premium 


Sum 
Insured / HA 

(Loanee 
Farmer ) Rs. 


Crop 


No. 


Rate 


1 


2 


4 


5 


m 


Paddy 


20,000 


25.00 % 


1 


East champaran 


Maize 


20,000 


12.50 % 


HDFC 


Paddy 


20,000 


20.00 % 


2 


Darbhanga 


Maize 


20,000 


12.50 % 


Paddy 


20,000 


19.40 % 


3 


Muzaffafpur 


Maize 


20,000 


12.50 % 


Paddy 


20,000 


20.00 % 


AIC 


4 


Khagaria 


Maize 


20,000 


14.60 % 


Paddy 


20,000 


25.00 % 


5 


Madhubani 


Maize 


20,000 


10.00 % 


Paddy 


20,000 


19.40 % 


6 


Seohar 


Maize 


20,000 


6.50 % 


ICICI 


Sitamarhi 


Paddy 


20,000 


25.00 % 


7 


Maize 


20,000 


6.50 % 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2014 


3 


Premium 

Rate 


Value of 
150 % of 


Value of 


Premium 

Subsidy 
Payable By 
State Govt . 


Premium 

Subsidy 
Payable By 
Central 


Indemnity 

Level 


Applicable 
for farmers 


threshold 
( Rs./Ha) 


average 

yield 
(Rs./Ha) 


Govt. 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


6.25 % 


9.375 % 


9.375 % 


70 % 


11558 


24767 


5.00 % 


3.75 % 


3.75 % 


70 % 


9699 


20784 


6.00 % 


7.00 % 


7.00 % 


70 % 


13503 


28938 


5.00 % 


3.75 % 


3.75 % 


70 % 


7097 


15208 


6.00 % 


6.70 % 


6.70 % 


70 % 


6670 


14292 


5.00 % 


3.75 % 


3.75 % 


70 % 


11706 


25084 


6.00 % 


7.00 % 


7.00 % 


70 % 


6238 


13367 


5.84 % 


4.38 % 


4.38 % 


70 % 


9740 


20871 


6.25 % 


9.375 % 


9.375 % 


70 % 


10213 


21885 


5.00 % 


2.50 % 


2.50 % 


70 % 


9865 


21139 


6.00 % 


6.70 % 


6.70 % 


70 % 


8690 


18621 


3.25 % 


1.625 % 


1.625 % 


70 % 


11800 


25286 


6.25 % 


9.375 % 


9.375 % 


70 % 


17205 


36868 


3.25 % 


1.625 % 


1.625 % 


70 % 


14645 


31382 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 44-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


